सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 चैत्र, 1938 ( श० ) 


संख्या 34 6 राँची, गुरुवार , 


31 मार्च, 2 0 16 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


शुद्धि पत्र 


3 मार्च, 2016 
संख्या - 3 / प्रोन्नति -02-14/ 2015 का० 1975 / विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय 
अधिसूचना संख्या - 7353 दिनांक 01 दिसम्बर , 2010 के क्रम संख्या - 25 में स्व० रामेश्वर राम ( कोटि क्रमांक - 561 /03) 
को प्रदान की गई प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति के स्तम्भ -4 में अंकित तिथि "15 मई, 2001 " के स्थान पर "19 
जुलाई , 2007 " पढ़ा जाय । 

____ 2. एतद सम्बन्धी अधिसूचना संख्या - 7353 दिनांक 01 दिसम्बर , 2010 इस हद तक संशोधित समझा जाय 
तथा उक्त अधिसूचना का शेष अंश यथावत रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के०सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 346 - 50 । 


